शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013- 2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी . 2-22- छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 647 ] 


रायपुर , मंगलवार , दिनांक 1 अक्टूबर 2019 - आश्विन 9, शक 1941 


खेल एवं युवा कल्याण विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 
अटल नगर, दिनांक 16 सितम्बर 2019 

अधिसूचना 
क्रमांक एफ 5-4 / 2019/ नौ ( पार्ट -1). – राज्य शासन एतद्द्वारा दिनांक 27- 08 - 2019 को आयटम क्रमांक -16. 6 में मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये 
निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के माध्यम से “ खेल उत्कृष्टता केन्द्र ” ( खेल अकादमी) Sports Excellence Center (Sports 
Academy ) का क्रियान्वयन किया जाएगा . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

सिध्दार्थ कोमल सिंह परदेशी, सचिव . 


1293 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


